रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


"रत = राज़जपत्र 
Che Gazette of -ऊतातव 


aM. -ZT. Wet. -37.- 1310202 3-249395 
CG-DL-E-13102023-249395 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 4293] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आशिवन 20, 1945 
No. 4293] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 12 अक्तूबर, 2023 


का.आ. 4464(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ Sad अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2863 तारीख 30/06/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग I, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के पूरबी चम्पारण जिले में NH28A 
(पिपराकोठी-मोतिहारी-सुगौली-रक्सौल खंड जो आई0 FTO पी0 तक जाती है ।) के विस्तार में कि..0 से कि.मी. 69.608 
तक की भूमि (समाहरणालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, 
आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05/07/2023 " 
को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "प्रभात खबर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ( जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण) ने उन पर विचार 
कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने saa अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


648901/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और Sat अधिनियम की धारा 34 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा Sa की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी | 

अनुसूची 
बिहार राज्य के पूरबी चम्पारण जिले में |॥128/ (पिपराकोठी-मोतिहारी-सुगौली-रक्सौल खंड जो आई0 सी0 पी0 तक 
जाती है |) के विस्तार में कि.मी. 0 से कि.मी. 69.608 तक की भूमि (समाहरणालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण) के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: बिहार जिले का नाम: पूरबी चम्पारण 
क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल || भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 

fees | 2 ee ee eee 


aT AH का नाम: रामगढ़वा 


गांव का नाम: धनहर दिहुली 


2805 अन्य (कायमी) |सिड़क किनारे 0.0021449|रमेशचन्द्र कुशवाहा, 
कृषि पिता-स्व0 बैजनाथ 
कुशवाहाएं, ग्राम- 
भलुवहिया 
2805 


2824 


| 


कृषि 0.0220558|विनोद प्रसाद, पिता- 


TAO ठाकुर ATS, ग्राम- 
सड़क किनारे 0853905|राजकिशोर प्रसाद 
कृषि कुशवाहा, पिता- 

WAS TO कुशवाहा 

वगैरह, ग्राम- 

भलुवहिया (वतच्तमान 
दखलकार) बनाम 
राजेन्द्र प्रसाद, पिता- 
स्व0 शिव राउत वगैरह 

(विवादित) 

2827 

0 


2828 अन्य (कायमी) 040469|शशि भूषण कुशवाहा 
पिता-स्व0 चन्द्रिका 
कुशवाहा, ग्राम- 
भलुवहिया 

0008903|विनोद प्रसाद, पिता- 
TAO ठाकुर साह, ग्राम- 


अन्य (सरकारी/ 
रियती) 


अन्य (सरकारी/ 
रियती) 


2829 अन्य (कायमी) 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


वि0, गुरहनवा 
(भलुवहिया) वो बिहार 
सरकार-बनाम-ल क्ष्मी 
देवी, पिता-राजेन्द्र 
प्रसाद वो मनिस्टर 
प्रसाद, पिता शिव 
राउत 


.0028329इन्‍दू देवी, पति-अजय 
प्रसाद गुप्ता, ग्राम- 
भलुअहिया 


0.0275192|रा0 उत्क्रमित मध्य 
0 


राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम- 
भलुअहिया वो 
राजकिशोर कुशवाहा 
वो रामविनय 
कुशवाहा, पिता FAO 
भोला कुशवाहा, ग्राम- 
भलुअहिया At Tat 
महतो, पिता स्व0 
राजदेव महतो, ग्राम- 
भलुअहिया वो रेशमा 
कुंवर, पति-स्व0 कृष्ण 
प्रसाद, ग्राम- 
भलुअहिया 

3216 


0.0389721 


0.1021449|बिहार सरकार-बनाम- 
विजय साह वो अर्जुन 
साह, पिता 
रामअयोध्या साह, 
ग्राम-भलुवहिया वो 
विरेन्द्र प्रसाद वगैरह, 
पिता हिरा साह, ग्राम- 
भुलुअहिया बनाम इन्दू 
कुंवर वो राजेन्द्र प्रसाद 
वो मनिस्टर प्रसाद वो 
राजकिशोर कुशवाहा 
वो रामविनय कुशवाहा 
वो ब्रदी महतो वो 

शमा कुंवर वो कन्हैया 


है 
। 3216 अन्य (कायमी) [किषि 
कृषि 
प्रसाद, ग्राम-भलुवहिया 
सड़क किनारे 
कृषि 


अन्य (गैरमजरूआ|सड़क किनारे 
३217 


मलिक) 
10 3221 अन्य (कायमी) fase किन 0.0849858|रिशमा कुंवर, पति-स्व0 
कु कृष्ण प्रसाद, ग्राम- 
भलुअहिया वो कन्हैया 
प्रसाद, पिता स्व0 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


राजदेव महतो, ग्राम- 
भलुवहिया वो द्वारिका 
महतो, पिता स्व0 
चन्द्रदेव महतो, ग्राम- 
भलुवहिया वो द्वारिका 
महतो, पिता स्व0 
चन्द्रदेव महतो वो 
शमा कुंवर, पति-स्व0 
कृष्णा प्रसाद वो बद्री 
महतो, पिता स्व0 
राजेदव महतो वो 
कन्हैया प्रसाद, पिता 
स्व0 राजदेव महतो, 
ग्राम-भलुवहिया 
३221 


[फा. सं. NHAI/PIU/Motihari/NH28A/3D] 
अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th October, 2023 


S.O. 4464(E).— hereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S.O. No. 2863 Dated:30/06/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of NH28A (Piprakothi -Motihari-Sagauli-Raxaul section upto ICP) in the stretch of land from Km. 0 
to Km. 69.608 (Collectorate Motihari East Champaran) in the district of PURBI CHAMPARAN in the state of 
BIHAR. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” and “Prabhat 
Khabar” both dated 05.07.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority (District Land Acquisition Officer, East Champaran) ; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH28A 
(Piprakothi -Motihari-Sagauli-Raxaul section upto ICP) in the stretch of land from 
Km. 0 to Km. 69.608(Collectorate Motihari East Champaran) in the district 
of PURBI CHAMPARAN in the state of BIHAR. 


State: BIHAR District: PURBI CHAMPARAN 


Survey/Plot Type of Land Nature of 
Number Land 


Taluk: Ramgarhwa 


Village: Dhanhar Dihuli 


1 2805 i 0.002 1449|;/Rameshchandra 
Agricultural Kushwaha, Father- 

Late Baijnath 
Kushwaha, 
Village- 
Bhaluwahiya 
2805 

Common (Government/Private)||Agriculture 0.0220558}|Vinod Prasad, 


Father-Late Thakur 
Common (Government/Private)||Road Side 0.0853905 


Bhaluvahiya 
2824 


Rajkishore Prasad 
Kushwaha, father - 
Ramchandra P. 
Kushwaha and 
others, village - 
Bhaluwahiya 
(present occupant) 
vs. Rajendra 
Prasad, father - late 
Shiv Raut and 
others (disputed). 
2827 


Shashi Bhushan 
Kushwaha, Father- 
Late Chandrika 
Kushwaha, 
Village- 
Bhaluwahiya 


Sah, Village- 
0.0040469 


Common (Kayami) Agricultural 


Common (Kayami) Agricultural 0.0008903]| Vinod Prasad, 
Father-Late Thakur 
Sah, Village- 
Bhaluvahiya 


0.0275 192]|State Upgraded 
Middle School, 
Gurhanwa 

(Bhaluwahiya) and 
Bihar Government- 
Vs- Lakshmi Devi, 


Common (Gairmajaruaa Malik)|/Agricultural 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Father-Rajendra 
Common (Kayami) Agricultural 0.0028329 


Prasad and 
Minister Prasad, 
Common (Kayami) Agricultural 0.0389721 
Common (Gairmajaruaa Malik)|[Road side 0.1021449 
Agricultural 


Indu Devi, 
Husband- Ajay 
Prasad Gupta, 
Village- 
Bhaluahiya 


Lakshmi Devi, 
husband late 
Rajendra Prasad, 
village-Bhaluaahia 
and Rajkishore 
Kushwaha and 
Ramvinay 
Kushwaha, father 
late Bhola 
Kushwaha, village- 
Bhaluaahia and 
Badri Mahato, 
father late Rajdev 
Mahato, village- 
Bhaluaahia and 
Reshma Kunwar, 
husband late 
Krishna Prasad, 
village- Bhaluaahia 
3216 


Father Shiv Raut 
Bihar Government- 
vs-Vijay Sah, and 
Arjun Sah, father 
Ram, Ayodhya 
Sah, village- 
Bhaluvahiya, and 
Virendra Prasad 
etc., father Hira 
Sah, village- 
Bhuluvahiya, vs 
Indu Kunwar, and 
Rajendra Prasad, 
Minister Prasad, 
and Rajkishore 
Kushwaha, and 
Ramvinay 
Kushwaha, and 
Bridi Mahato, and 
Reshma. Kunwar 
and Kanhaiya 
Prasad, Village- 
Bhaluvahiya 
3217 
Common (Kayami) i 0.0849858}/Reshma Kunwar, 
Agricultural husband - late 
Krishna Prasad, 
village - 
Bhaluwahia, and is 
Kanhaiya Prasad, 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण है 


father - late Rajdev 
Mahato, village - 
Bhaluwahia, and is 
Dwarika Mahato, 
father - late 
Chandradev 
Mahato, village - 
Bhaluwahiya, and 
is Dwarika Mahato, 
father - late 
Chandradev 
Mahato, and is 
Reshma Kunwar, 
husband - Late 
Krishna Prasad, 
late Badri Mahato, 
father late Rajdev 
Mahato, late 
Kanhaiya Prasad, 
father late Rajdev 
Mahato, village- 
Bhaluvahiya. 

3221 


Total 0.3709833 


[F. No. NHAI/PIU/Motihari/NH28A/3D] 
ABHAY JAIN Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. savossuna 


